MOR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या- 818 राँची , शुक्रवार , 


3 नवम्बर , 2017 (ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
29 जून , 2017 


संख्या:- खा. प्र. 02 अधि . 01/ 2016 - 2827-- खरीफ विपणन मौसम 2016- 17 
में संथाल परगना प्रमण्डल एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल ( रामगढ़ जिला को 
छोड़कर ) के जिलों में धान अधिप्राप्ति करने हेतु National Federation of Farmers s 
Procurement , Processing & Retailing Cooperatives of India, Ltd. ( NACOF) को 
विभागीय संकल्प संख्या 3846, दिनांक 27 सितम्बर , 2016 एवं संकल्प संख्या 4458 , 
दिनांक 2 नवम्बर, 2016 द्वारा नामित किया गया था । नाकोफ को विभागीय 
आदेशानुसार किसानों द्वारा बिक्री किये गये धान के मूल्य का भुगतान सात दिनों के 
अन्दर संबंधित किसानों को किया जाना था । विभिन्न जिलों एवं अन्य माध्यमों से 
किसानों को धान के मूल्य के भुगतान में विलम्ब की सूचना प्राप्त हो रही थी । 
निर्धारित समय सीमा के अन्दर भुगतान करने हेतु नाकोफ को विभाग द्वारा बार - बार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 3 नवम्बर, 2017 


निदेश दिए जाने तथा चेतावनी के बावजूद कोई अपेक्षित सुधार नहीं हुआ । धान 
अधिप्राप्ति की अवधि समाप्त होने के लगभग एक माह बीत जाने के उपरान्त भी 
सभी किसानों का भुगतान नाकोफ द्वारा नहीं किया गया है । इससे स्पष्ट होता है 
कि नाकोफ द्वारा विभागीय आदेशों एवं एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन कर योजना 
के उद्देश्य को विफल किया गया है जो कि अत्यन्त ही गंभीर विषय है । 


उक्त परिपेक्ष्य में National Federation of Farmers s Procurement , Processing & 
Retailing Cooperatives ofIndia , Ltd. ( NACOF) को काली सूची में दर्ज किया जाता है | 


ह०/ 
विनय कुमार चौबे , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 818-- 100 


